364 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 4 , 1995 (CHTR . 14 , 1917 SAKA ) 


[ PART I 


दिनांक 8 मार्च, 1995 
क्रमांक 438- ज - 2-9513191.--- श्री चुनी लाल, पुत्र श्री ईश्वर सिंह, निवासी गांव सिमली, तहसील तोशाम 
जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन सरकार 
की अधिसूचना क्रमांक 189 - ज - 1-76/ 35425, दिनांक 22 नवम्बर, 1976 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना 
क्रमांक 1789 - ज - 1-79144040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की 
दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

श्री चुनी लाल की दिनांस 4 जून , 1992 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के 
राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 
4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री चुनी लाल की विधवा श्रीमसी केसर देवी 
के नाम खरीफ , 1992 से खरीफ 1993 तक 300 रुपये वार्षिक की दर से तया रबी , 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की 
दर से सनद में दी गई शतों के प्रत्तर्गत तबदील करते हैं । 


2 . 


के ० एल ० बग्गा , 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


HOME DEPARTMENT 


The Ist February , 1995 


No. 1530/ D - 4. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land specified below 
is necded by the Government, at public expense , for a public purpose, namely, for the construction 
of building for Police Station City . Dabwali and family quarters for the staff of Police Station . 
City Dabwali, district Sirsa , it is hereby notified that the land in the locality specified below is 
needed for the above purpose . 

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 
for the information of all to whom it may concern . 


1894 , 


In exercise of the powers conferred by itc afusaid itclich). it.c Coverorf Hilja . relig 
authorises, the officer with their scrvarils and workmen for the lim . br11: CT gigcei ir 11 " Liderlikli gic 
cntor upon and survey the land in the locality and to do all viher acts required or permillic by itit 
section . 


Any person intarested , who has any objcction to the acquisitic 1. fl . laid ji 11.c k tility 11.1 . 
within a peried of thiriy days of the n.blicalik n ( f this lificatik 1 in offe ( Exc । ( 1 i . 1vi 
daily newspapers circulating in the locality of which aH ( re: sh: Lti tj girikLife ( 1 
publicity in the locality , whichever is lalcr, filc in objectiu 11 ir: writing tefore the Iitrict FEVE110 
Officer (Civil)-cum Land Acquisition Collector , Sirsa , district Sirsa . 


The plans of the land may be inspected in the office of tbe District Ruu .U Cillier ( Civil)-tuin -Land 
Acquisition Collector , Sirsa , district Sirsa . 


SPECIFICATIONS 


Distrirt 


Tehsil 


Village 


Arca 


Khasra No. 


Area 


Kanal 


Marla 


Sirsa 


Dabwali 


New Dabwali 


37 Kanal 


35/5 


7 


14 


6 


OC 


00 


PAR ! 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 4 , 1995 (CHTR . 14 , 1917 SAKA ) 


365 


District 


Teshal 


Village 


Area 


Koasra No. 


Area 


Kanal 


Marla 
(06 


Sirsa 


Dabwali 


New Dabwali 


37 Kanal 


7 


5 


36/1 


8 


00 


10 


8 


Total 


37 


00 


A. N. MATHUR , 


Secretary to Government , Haryana , 

Home Department . 


गृह विभाग 


दिनांक 11 फरवरी, 1995 


संख्या 1530/ डी -4. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा , 
सरकारी बर्ष पर, सार्वजनि : प्रयोजन अर्थात् थाना शहर डबवाली, जिला सिरमा के भवन तथा पुलिस थाना के प्रमले 
के परिवार- भावान के निर्माण के लिए प्रक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे परिक्षेत्र में 
विनिर्दिष्ट भूमि उपयुक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 को धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जान 
कारी को जातो है , जिनका इसमे सम्बन्ध है । 

पूर्वोक्त चारा द्वारा प्रदान की गई कितयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के २ ज्यपाल इस समय , इस कार्य में लगे 
अधिकारियों को उनके सेवकों तया कर्मकारों सहित परिक्षेत्र में किनी भी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा 
द्वारा अपेक्षित या अज्ञात मा अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


कोई तो परिक्षेत्र 

को परिक्षेत्र में किलो भूम है प्र है अम्बन्ध में प्राक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र 
में या परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन ,जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो या उस 
परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि में जो भी बाद में हो , तीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि 
अर्जन फालेक्टर , सिरसा , के सम्मुख लिखित रूप से दायर कर सकता है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन , कलेक्टर, सिरसा जिला सिरसा के कार्यालय 
में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


क्षेत्रफल 


खसरा 
नं ० 


कानाल 


भरला 


सिरसा 


रखवाली 


नई उबवाली 


37 कनाल 


35/5 


7 


14 


6 


8 


00 


. 


366 


HARYANA GOVT GAZ. , APRIL 4. 1995 ( CHTR. 14 , 1917 SAKA) 


( PARTI 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


क्षेत्रफल 


क्षेत्रफल 


खसरा 
नं ० 


कनाल 


मरला 


सिरसा 


डबवाली 


नई डबवाली 


37 कानाल 


5 


06 


36/1 


8 


00 


10 


8 


00 


कुल योग : 


37 


00 


ए ० एन ० माथ र, 


सचिव , हरियाणा सरकार , 


गृह विभाग । 


INDUSTRIES DEPARTMENT 


The 8th March 1995 


No ? 3:1! 3: (-)1. - 012 1/ 2 ll .. »f I[ 147171 i3 Pial to cxtend the term of the State 
Competent A T: 1 yrity , itul:, -vil! lvyilt GIVE.mint. [ ndustries Department notifications 
numbers 27.73187 . - , lit ; | 5th July , 1935. 2713-30-11B ( 1), dated 21st July , 1937 and No. 27/ 78/ 
1-1B ( 1), 17th Jans, I ) ? Ip.pi vidimoth: tig up of idatris ; from evirons 
mental angle for another print of the years from 23: h Sinh : , 1931. All the craditions of the 
Authority shall remain the same. 


- 


R.S. MALIK , 


Commissioner and Secretary to Government, 

Haryana , Industries Department . 


ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT 


CORRIGENDUM 


The 4th / 12th July, 1994 


No. 5353 - AIL - 3-94 / 6432 .--- In notification published in Haryana Government Gazatte , dated 19th 
July, 1994 the name shown against Sr. No. 35 Roll No. 164 may be read as " Jagdeep Singh 
Yadav " . 


R.S. VARMA , 


Financial Commissioner, and Secretary to Government, 

Haryana , Animal Husbnadry Department . 


